रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


STE 
: 
: 


+ 


": . 


८ 


. . 


: 


JER: 


.i 

. 


: 


. 
. 


.. 


. 


- 


. 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 21 , 2016 / माघ 1 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 21, 2016 /MAGHA 1 , 1937 


सं . 170 ] 
No . 170 ] 


कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2015 


का . आ . 194( अ). केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 (1957 का 20 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1579 तारीख 30 मई, 2014 जो भारत के राजपत्र भाग II , खण्ड 3, 
उपखण्ड (ii) तारीख 31 मई, 2014 में प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित 734. 917 
हेक्टर ( लगभग ) या 1816.02 एकड़ ( लगभग) विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि और उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन 
करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और , केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के 
पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 734. 917 हेक्टर ( लगभग ) या 1816.02 एकड़ 
( लगभग ) माप वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

रती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 734.917 हेक्टर ( लगभग ) या 1816.02 एकड़ ( लगभग ) माप 
वाली भूमि के सभी अधिकार अर्जित किए जाते है ; 


इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक एसईसीएल / बीएसपी / सीजीएम 
( पीएलजी) / भूमि / 470, तारीख 17 फरवरी , 2015 का निरीक्षण कलक्टर, जिला अनुपपुर और शहडोल (मध्य प्रदेश ) के 
कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट , कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न 
कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग ), सीपत रोड , बिलासपुर - 495006 ( छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 


311 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


नाम 


107 


अनुसूची 
बटुरा ब्लाक पश्चिम विस्तार, सोहागपुर क्षेत्र 

जिला अनुपपुर और शहडोल, मध्य प्रदेश 
(रेखांक संख्यांक एसईसीएल / बीएसपी / सीजीएम ( पीएलजी) / भूमि / 470, तारीख 17 फरवरी, 2015 ) 
सभी अधिकारः 
क्रम सं . ग्राम का पटवारी बंदोबस्त तहसील जिला 

क्षेत्र 

टिप्पणी 
हल्का नम्बर संख्या 

हेक्टर में 
| 1 . रामपुर 

107 

889 सोहागपुर शहडोल 375. 091 । भाग 
| 2. बेलिया 

107 

722 सोहागपुर शहडोल 60 . 210 भाग 
| 3. अंतरिया 

09 सोहागपुर शहडोल 126. 670 भाग 
| 4. खैरवना 

106 205 सोहागपुर शहडोल 

76 . 801 | भाग 
बिछिया 

106 

716 

सोहागपुर शहडोल 61 . 645 भाग 
| 6. कोदैली 

29 

167 अनुपपुर अनुपपुर 34.500 । भाग 

कुल : 734.917 हेक्टर ( लगभग ) या 1816. 02 एकड़ ( लगभग ) 
ग्राम रामपुर (भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्या: 1 से 149, 165 से 205, 206( भाग ) 207 से 314, 316 से 319, 352 ( भाग ), 
640, 761 से 767 , 776 से 778, 782 से 786 , 801 से 803, 804( भाग), 821 से 828 , 848 से 856, 859 ( भाग), 860 से 1157 , 
1158 ( भाग), 1165 से 1180 , 1246 से 1270 , 1277 ( भाग), 1286 से 1299 , 1300 ( भाग ), 1362 ( भाग ), 1363 से 1376, 1448 , 
1449 , 1451 से 1464, 1465( भाग ), 1466( भाग), 1488 से 1564, 1569, 1575 ( भाग ), 1890 ( भाग), 2212, 2213( भाग), 2214( भाग), 
2215 ( भाग ), 2229( भाग ), 2230 ( भाग), 2231 से 2247, 2248( भाग), 2251 से 2601, 2602( भाग), 2603(भाग), 2604 ( भाग ), 2672 
से 2683, 2684 ( भाग), 2685 ( भाग), 2686 से 2688, 2689 ( भाग ), 2702 ( भाग), 2703 से 2707 , 2708 ( भाग ), 2709 ( भाग ), 2710 , 

2711, 2712( भाग), 2714 से 2717, 2718( भाग ), 2719, 2720, 3301, 3302 , 3307, 3308, 3321, 3323 (भाग), 3329, 3340. 
2. ग्राम बेलिया (भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 1(भाग), 4(भाग), 8, 9( भाग ), 10 से 15, 19, 20, 21( भाग ), 

21 / 1 / 2 ( भाग), 21 / 4 ( भाग), 21 / 7 ( भाग ), 21 / 10( भाग), 355 ( भाग ), 356, 357 ( भाग), 358 ( भाग ), 359 ( भाग), 360 से 405, 

406 ( भाग ), 506 , 510. 
3. ग्राम अंतरिया (भाग) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 700( भाग), 701 ( भाग), 702( भाग), 703( भाग), 711, 712( भाग), 713( भाग ), 

753(भाग), 754 ( भाग), 755( भाग), 756 ( भाग ), 765( भाग), 766(भाग), 768 से 850, 876 से 879. 
4. ग्राम खैरवना ( भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्या : 445( भाग), 446, 447, 448 (भाग), 449( भाग ), 450 से 561 , 562( भाग ), 

563 से 569 , 570 ( भाग), 571 से 574, 575 ( भाग), 576, 577( भाग), 585 ( भाग), 643( भाग ), 644 (भाग), 645 से 736 , 749, 766, 

767 , 768 , 769 , 770. 
5 . ग्राम बिछिया (भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्या: 677( भाग), 678( भाग), 679( भाग ), 693 (भाग ), 694 ( भाग), 721( भाग ), 

722( भाग), 723 से 725, 726 ( भाग), 731 (भाग ), 732, 983 (भाग), 984( भाग), 985, 986 , 987( भाग ), 987 / 1 / 2, 987 / 4 / 1, 

987 / 15, 987 / 16 / 1, 987 / 16 / 2, 988, 989( भाग), 990( भाग), 1048 . 
6. ग्राम कोदैली ( भाग ) में अर्जित किए गए प्लाट संख्याः 229( भाग ), 230 ( भाग), 231 (भाग), 406( भाग ), 444 ( भाग ) से 48( भाग ), 

450 से 478, 479( भाग ), 483( भाग), 484( भाग), 485 से 576, 577 ( भाग), 579( भाग), 580 ( भाग), 585( भाग ), 586 से 593, 
594 ( भाग ) से 598( भाग), 599 से 607, 608( भाग), 609, 610( भाग ), 611 ( भाग), 612 से 625, 626( भाग), 627 ( भाग), 628( भाग ), 
631, 632( भाग), 633 ( भाग ), 634 से 636 , 637 ( भाग ), 638 ( भाग), 639 से 642, 643 ( भाग ), 655( भाग ), 657 (भाग), 659( भाग), 

660( भाग), 661 ( भाग ), 743 से 746, 748, 749, 752( भाग), 753( भाग), 755, 812. 
सीमा वर्णन : 
क - ख रेखा बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम कोदैली के प्लाट संख्यांको 659 , 660, 661, 611, 610 , 406, 608, 753 , 

598, 596, 597 , 595 , 594, 584 , 585, 577 , 579 , 580, 484, 483, 479, 444, 445, 446, 447, 448, 452, 231, 230 , 229 

से होती हुई ग्राम कोदैली - रामपुर के सम्मिलित सीमा पर बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख – ग रेखा ग्राम कोदैली - रामपुर के सम्मिलित सीमा पर बिन्दु " ख से आरंभ होती है और ग्राम कोदैली - रामपुर के भागतः 

सम्मिलित सीमा , ग्राम रामपुर के प्लाट संख्यांको 875, 874 , 640, 861, 860 के पश्चिमी सीमा के प्लाट संख्यांक 859 से 
होकर, प्लाट संख्यांको 856 , 848, 828, 826, 821 के पश्चिमी सीमा के प्लाट संख्यांक, 804 से होकर प्लाट संख्यांको 
803, 801 , 786, 782, 778, 776, 1112 के पश्चिमी सीमा से होती हुई बिन्दु " ग " पर मिलती है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ग – घ रेखा बिन्दु " ग " से आरंभ होती है और ग्राम रामपुर के प्लाट संख्यांको 767 , 766, 762 , 761, 311, 313, 314, 317, 316 , 

318, 319 के दक्षिणी सीमा से होकर, प्लाट संख्यांको 319, 207 के पश्चिमी सीमा के प्लाट संख्यांक 206 से होकर , 
संख्यांकों 171 , 170, 166, 165 के दक्षिणी सीमा , 165 , 167 , 149 के पश्चिमी सीमा , प्लाट संख्यांको 149, 142, 140 के 
दक्षिणी सीमा के प्लाट संख्यांक , 352 से होकर, ग्राम रामपुर - बिछिया के भागतः सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई बिन्दु 

घ पर मिलती है । 
घ - ङ रेखा ग्राम रामपुर - बिछिया के सम्मिलित सीमा पर बिन्दु " घ " से आरंभ होती है और ग्राम बिछिया के प्लाट संख्यांको 

_ 989 , 990 से गुजरती हुई बिन्दु " ङ " पर मिलती है । 
ङ – च रेखा बिन्दु " ङ " से आरंभ होती है और ग्राम बिछिया के प्लाट संख्यांको 990, 984, 983, 726, 731 , 732, 721, 722 , 

694, 693, 675 , 678, 677 , 987 से होकर ग्राम खैरवना में प्रवेश कर प्लाट संख्यांको 652, 644, 643, 562, 570, 577 , 

575, 585 से गुजरती हुई बिन्दु च पर मिलती है । 
च – छ रेखा बिन्दु " च से आरंभ होती है और ग्राम खैरवना के प्लाट संख्यांको 585, 445, 448 , 449 से होकर ग्राम अंतरिया में 

प्रवेश कर प्लाट संख्यांको 765, 766, 768, 756, 755 , 754, 753, 713, 712, 711, 703, 702, 701, 700 से , ग्राम अंतरिया 
- बेलिया के भागतः सम्मिलित सीमा से होकर ग्राम बेलिया में प्रवेश कर प्लाट संख्यांको 1, 4 से , 11, 10 के उत्तरी सीमा 
के प्लाट संख्यांक 9 से होकर प्लाट संख्यांको 8, 15,14, 19, 20 के उत्तरी सीमा से होकर, 21 / 10, 21 से गुजरती हुई 

बिन्दु " छ " पर मिलती है । 
छ – ज रेखा बिन्दु " छ " से आरंभ होती है और ग्राम बेलिया के प्लाट संख्यांको 21, 21 / 10, 21 / 7 , 21 / 4, 21 / 1 / 2, 355 , 

357, 358, 359, 406 से होकर ग्राम रामपुर में प्रवेश कर प्लाट संख्यांको 3323, 2602 , 2603, 2604 , 2672, 2673, 2679 , 
2684, 2685 के पूर्वी सीमा के प्लाट संख्याकों, 2689, 2702 से , 2705, 2706, 2707 के पूर्वी के प्लाट संख्याको, 2708 , 
2709, 2712 से , 2714, 2717 के पूर्वी सीमा , 2718 से होकर प्लाट संख्याको 2719, 3329, 2720 के पूर्वी सीमा , 2230 , 
2229 , 2248, 2249 , 2250 , 2215, 2214 से, 2212, 1178,1179, 1180 , 1246 , 1247, 1248, 1270 , 1269 , 1268 , 1267 के 
पूर्वी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक 1277 से, 1290 , 1289, 1288, 1287 , 1286, 1299 , 1300 , 1165, 1158 के पूर्वी सीमा 
से होकर प्लाट संख्यांक , 1369 , 1362 से, 1365 , 1366, 1376, 1452, 1449, 1448 के पूर्वी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक, 
1466, 1465, 1466 से , 1488, 1563, 1564 के उत्तरी सीमा से होकर प्लाट संख्यांक , 1575, 1890 से गुजरती हुई बिन्दु 

" ज " पर मिलती है । 
ज – झ रेखा बिन्दु " ज " से आरंभ होती है और ग्राम रामपुर के भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई ग्राम कोदैली के पूर्वी सीमा पर 

बिन्दु " झ " पर मिलती है । 
झ – ञ रेखा बिन्दु " झ से आरंभ होती है और ग्राम कोदैली के प्लाट संख्यांको 643, 638, 637 , 636 , 633, 632 , 628, 630, 627 

से गुजरती हुई बिन्दु " अ " पर मिलती है । 
ञ - क रेखा बिन्दु " ञ " से आरंभ होती है और ग्राम कोदैली के प्लाट संख्यांको 627 , 626, 655, 657 , 659 से गुजरती हुई 

आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ फा . सं . 43015 / 03 / 2012 - पीआरआईडब्ल्यू - I] 


दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 13th July, 2015 
S . O . 194 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S .O . 1579 
dated the 30th May , 2014 , issued under sub -section ( 1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and 
Development) Act. 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) and published in the Gazette of India , Part 
II , Section 3 , Sub -section ( ii ) dated the 31st May , 2014 , the Central Government gave notice of its intention to acquire 
734 .917 hectares (approximately ) or 1816 .02 acres (approximately) land as all rights in or over such lands specified in 
the Schedule appended to that notification . 

And whereas the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central 
Government; 

And whereas, the CentralGovernment after considering the aforesaid report and after consulting the Government 
of Madhya Pradesh, is satisfied that the lands measuring 734.917 hectares ( approximately ) or 1816. 02 acres 
(approximately ) as all rights in or over such lands as described in Schedule appended hereto , should be acquired ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 9 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land measuring 734 .917 hectares (approximately ) or 1816 . 02 acres (approximately) 
as all rights in or over such lands as described in Schedule are hereby acquired . 

The plan bearing number SECL /BSP /CGM ( PLG )/LAND / 470 , dated the 17th February, 2015 of the area covered 
by this notification may be inspected at the Office of the Collector , District Anuppur and Shahdol (Madhya Pradesh ) or 
at the office of the Coal Controller, 1 , Council House Street, Kolkata – 700001 or at the Office of the South Eastern 
Coalfield Limited (Revenue Section ), Seepat Road , Bilaspur-495006 (Chhattisgarh ); 


SCHEDULE 
Batura Block West Extension , Sohagpur Area 

District- Anuppur and Shahdol, Madhya Pradesh 
(Plan bearing number SECL /BSP /CGM (PLG )/LAND/ 470 , dated the 17th February, 2015) 
All Rights: 


Name of village 


Tahsil 


District 


Area in hectares 


Remarks 


Sl. 
No. 


Bandobast 
number 


Patwari 

halka 
number 

107 
107 
107 


09 


Rampur 
Beliya 
Antariy 
Khairwana 
Bichhiya 
Kodaili 


4 . 


106 


889 Sohagpur Shahdol 

375 .091 

Part 
722 Sohagpur Shahdol 

60 .210 Part 
Sohagpur Shahdol 

126 .670 

Part 
205 Sohagpur Shahdol 

76 .801 Part 
716 Sohagpur Shahdol 

61.645 Part 
167 | Anuppur Anuppur 

34 .500 Part 
Total: 734 .917 hectares (approximately) or 1816 .02 acres (approximately ) 


106 
29 


6 . 


1. 


Plot numbers acquired in village Rampur (Part):- 1 to 149, 165 to 205 , 206 ( P ), 207 to 314 , 316 to 319 , 352( P ), 640, 
761 to 767 , 776 to 778 , 782 to 786 , 801 to 803 , 804 (P ), 821 to 828 , 848 to 856 , 859 (P ), 860 to 1157 , 1158 ( P ), 1165 to 
1180, 1246 to 1270 , 1277 ( P ), 1286 to 1299 , 1300 (P ), 1362 (P ), 1363 to 1376 , 1448 , 1449, 1451 to 1464 , 1465 ( P ), 
1466 ( P ), 1488 to 1564, 1569, 1575 (P ) , 1890 ( P ), 2212 , 2213 (P ) , 2214 ( P ), 2215 ( P ), 2229 (P ) , 2230 (P ), 2231 to 2247 , 
2248 (P ), 2251 to 2601, 2602 (P ), 2603 (P ), 2604 (P ), 2672 to 2683 , 2684 ( P ), 2685 (P ), 2686 to 2688 , 2689 (P ), 2702 (P ), 
2703 to 2707 , 2708( P ), 2709 (P ), 2710 , 2711, 2712( P ), 2714 to 2717 , 2718 (P ), 2719 , 2720 , 3301, 3302, 3307, 3308 , 
3321, 3323 ( P ), 3329, 3340 . 
Plot numbers acquired in village Beliya ( Part ):- 1( P ), 4 (P ), 8, 9 (P ), 10 to 15 , 19 , 20 , 21 (P ), 21/ 1/2 (P ) , 21/4 (P ), 21/7 (P ) , 
21/ 10 ( P ), 355 ( P ), 356 , 357 ( P ) , 358 ( P ) , 359 ( P ) , 360 to 405 , 406 ( P ), 506 , 510 . 


2 . 


6 . 


3. Plot numbers acquired in village Atariy ( Part):- 700 (P ), 701 (P ), 702 ( P ), 703 ( P ), 711 , 712 (P ), 713 (P ), 753 ( P ), 754 ( P ), 

755 (P ), 756 ( P ), 765 ( P ), 766 (P ), 768 to 850 , 876 to 879 . 
4 . Plot numbers acquired in village Khairwana (Part):- 445 ( P ), 446 , 447 , 448 (P ), 449 (P ), 450 to 561, 562 (P ), 563 to 569, 

570 ( P ), 571 to 574 , 575 (P ), 576 , 577 (P ) , 585 ( P ), 643 (P ), 644 (P ), 645 to 736 , 749, 766 , 767, 768, 769, 770 . 
5 . Plot numbers acquired in village Bichhiya (Part):- 677 (P ), 678 (P ), 679 (P ), 693 (P ), 694 (P ), 721(P ), 722 (P ), 723 to 725, 

726 ( P ), 731(P ), 732 , 983( P ), 984 (P ), 985 , 986 , 987( P ), 987 /1 /2 , 987 /4 / 1, 987 /15 , 987 / 16 / 1 , 987 / 16 /2 , 988 , 989 ( P ), 
990 (P ), 1048 . 
Plot numbers acquired in village Kodaili ( Part): - 229 ( P ), 230 ( P ), 231(P ), 406 ( P ), 444( P ) to 448 (P ), 450 to 478 , 479 ( P ) , 
483 (P ), 484 ( P ), 485 to 576 , 577( P ), 579 (P ), 580( P ), 585 (P ), 586 to 593 , 594 (P ) to 598 (P ), 599 to 607 , 608 ( P ), 609, 
610 (P ), 611( P ), 612 to 625 , 626 (P ), 627 (P ), 628 ( P ), 631, 632 ( P ), 633(P ), 634 to 636 , 637 (P ), 638 ( P ), 639 to 642 , 

643 (P ), 655 (P ), 657 (P ), 659( P ), 660 (P ), 661(P ), 743 to 746 , 748 , 749, 752 (P ), 753 (P ), 755 , 812 . 
Boundary description : 
A - B Line starts from point ‘ A ’ and passes in village Kodaili through plot number 659 , 660 , 661, 611, 610 , 406 , 608 , 

753 , 598 , 596 , 597 , 595 , 594 , 584 , 585 , 577 , 579 , 580 , 484 , 483 , 479 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 452, 231, 230 , 

229 and meets at point B on the common boundary of villages Kodaili -Rampur. 
B - C Line starts from point B on the common boundary of villages Kodaili -Rampur and passes along partly 

common boundary of villages Kodaili-Rampur, through village Rampur along western boundary of plot 
number 875, 874 , 640 , 861, 860 , through 859, along western boundary of plot number 856 , 848 , 828 , 826 , 821, 
through 804, along western boundary of plot number 803, 801 , 786 , 782 , 778 , 776 , 1112 and meets at point C . 


[ 4T1 II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


C - D 


D - E 


E - F 


F - G 


G - H 


Line starts from point C and passes in village Rampur along Southern boundary of plot number 767 , 766 , 762 , 
761, 311 , 313 , 314 , 317 , 316 , 318 , 319 , western boundary of plot number 319, 207 , through 206 , along southern 
boundary of plot number 171, 170 , 166 , 165 , western boundary of plot number 165 , 167 , 149, southern 
boundary of plot number 149 , 142 , 140 , through 352 , along partly common boundary of villages Rampur 
Bichhiya and meets at point ‘D . 
Line starts from point ‘ D ’ and passes in village Bichhiya through plot number 989 , 990 and meets at point ‘E . 
Line starts from point E and passes in village Bichhiya through plot number 990 , 984 , 983, 726 , 731 , 732 , 721 , 
722 , 694 , 693, 675 , 678 , 677 , 987 then enter in village Khairwana and passes through plot number 652 , 644 , 
643, 562 , 570 , 577 , 575 , 585 and meets at point ‘F . 
Line starts from point F and passes in village Khairwana through plot number 585 , 445 , 448 , 449 then enter in 
village Atariy and passes through plot number 765 , 766 , 768 , 756 , 755 , 754 , 753 , 713 , 712 , 711 , 703 , 702 , 701, 
700 , along partly common boundary of villages Atariy -Beliya then enter in village Beliya and passes 
through plot number 1, 4 , along northern boundary of plot number 11 , 10 , through 9 , along northern boundary 
of plot number 8 , 15 , 14 , 19 , 20 , through 21/ 10 , 21 and meets at point ‘G ’. 
Line starts from point ‘G ’ and passes in village Beliya through plot number 21, 21/ 10 , 21/7 , 21/4 , 21/ 1/2 , 355 , 
357, 358 , 359 , 406 then enter in village Rampur and passes through plot number 3323 , 2602 , 2603, 2004, 
along eastern boundary of plot number 2672 , 2673, 2679 , 2684 , 2685, through 2689, 2702 , along eastern 
boundary of plot number 2705, 2706 , 2707, through 2708 , 2709, 2712 , along eastern boundary of plot number 
2714 , 2717 , through 2718 , along eastern boundary of plot number 2719 , 3329 , 2720 , through 2230 , 2229, 
2248 , 2249 , 2250 , 2215 , 2214 , along eastern boundary of plot number 2212 , 1178 , 1179, 1180 , 1246 , 1247 , 
1248, 1270 , 1269, 1268 , 1267, through 1277 , along eastern boundary of plot number 1290 , 1289 , 1288 , 1287, 
1286 , 1299, 1300 , 1165, 1158 , through 1369 , 1362 , along eastern boundary of plot number 1365, 1366 , 1376 , 
1452, 1449, 1448 , through 1466 , 1465 , 1466 , along northern boundary of plot number 1488, 1563, 1564 , 
through 1575 , 1890 and meets at point H on the village boundary of Rampur. 
Line starts from point ‘ H ’ and passes along partly southern boundary of village Rampur and meets at point ‘I . 
Line starts from point “ I and passes in village Kodaili through plot number 643 , 638 , 637 , 636 , 633 , 632 , 628 , 
630 , 627 and meets at point ‘I . 
Line starts from point ‘J’ and passes in village Kodaili through plot number 627 , 626 , 655 , 657, 659 and meets 
at starting point ‘ A ’. 

[ F . No. 43015 /03/2012 - PRIW - I] 
DOMINIC DUNGDUNG , Under Secy. 


H -I 


J - A 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


